सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


3 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1064 राँची, मंगलवार , 


24 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
17 दिसम्बर , 2019 


- 


संख्या-3 / पद.-01 ( ख ) -05/2014 का .-10053-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 
W.P. (S) No.- 1134/2019 मनोज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.05.2019 को पारित 
न्यायादेश के 

अनुपालन में श्री मनोज कुमार, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक-847/ 03 , गृह जिला- गिरिडीह ), 
की निदेशक प्रशासन , गृह ( कारा) निदेशालय , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद से स्थानांतरण तथा निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 
सिमडेगा के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0- 1504 दिनांक 18.02.2019 को 
निरस्त करते 

हुए श्री कुमार 

को 

पुनः निदेशक प्रशासन , गृह ( कारा ) निदेशालय, गृह , कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


- 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 24 दिसम्बर , 2019 
संख्या-3 / पद.- 01 ( ख) -05/2014 का .-10054-- निदेशक प्रशासन , गृह ( कारा ) निदेशालय, गृह , 
कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार , झा 0 प्र 0 से 0 
( कोटि क्रमांक -832 के नीचे/ 03, गृह जिला- छपरा), को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची में योगदान हेतु निदेशित किया जाता है । 


. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय 

मुद्रणालय, राँची द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1064 50 


-- 


